रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


MERA 


YES 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II खण्ड 3 – उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , मई 7 , 2019 / वैशाख 17 , 1941 
NEW DELL 
NEW DELHI, TUESDAY , MAY 7 , 2019/ VAISAKHA 17 , 1941 


सं . 1513 ] 
No. 1513] 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

(वाणिज्य विभाग ) 
(विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 7 मई , 2019 
सं . 4 / 2015 - 2020 


विषयः वर्ष 2019 - 20 के दौरान मालदीव गणराज्य को अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति । 

का . आ . 1702( अ). — विदेश व्यापार नीति , (एफटीपी) 2015 - 2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित , यथासंशोधित विदेश व्यापार 
(विकास एवं विनियमन ) अधिनियम, 1992 ( वर्ष 1992 की सं० 22 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा 
वर्ष 2019 - 20 की अवधि के दौरान भारत सरकार और मालदीव सरकार के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता के तहत मालदीव गणराज्य को 
निर्यात करने हेतु आलू , प्याज, चावल, गेहूं का आटा, चीनी, दाल और अंडों की निम्नलिखित मात्रा की अनुमति प्रदान करती है: 
क्र० सं० मद 

मात्रा 


आलू 


15,492 .36 मीट्रिक टन 


प्याज 


25,744.26 मीट्रिक टन 


चावल 


गेहूं का आटा 


89 ,454. 22 मीट्रिक टन 
78,612. 26 मीट्रिक टन 
46 ,444 . 74 मीट्रिक टन 


चीनी 


दाल 


161.65 मीट्रिक टन 


अंडे 


307, 885,069 


2. 
होगी । 


वर्ष 2019 - 20 की अवधि के दौरान मालदीव गणराज्य को उपर्युक्त मदों के निर्यात को वर्तमान या भावी प्रतिबंध / निषेध से छूट प्राप्त 


2381 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3( ii )] 


इस अधिसूचना का प्रभावः 


वर्ष 2019 - 20 की अवधि के दौरान भारत सरकार और मालदीव सरकार के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता के तहत मालदीव गणराज्य 
को आलू, प्याज, चावल , गेहूं का आटा, चीनी, दाल और अंडों के निर्यात की अनुमति उपर्युक्त पैरा 1 में दी गई तालिका में इंगित मात्रा के 
अनुसार अप्रैल , 2019 से प्रदान की गई है । मालदीव गणराज्य को उपर्युक्त मदों के निर्यात को निर्यात संबंधी किसी वर्तमान या भावी 
प्रतिबंध / निषेध से छूट प्राप्त होगी । 


[41. PÅ. 01 / 91 / 171 / 59 / 594 - 09 / aufa yoto ] 
आलोक वर्धन चतुर्वेदी , महानिदेशक , विदेश व्यापार 

एवं पदेन अपर सचिव 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 


(Department of Commerce ) 
( DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 7th May , 2019 


No. 4 /2015 -2020 
Subject: Supply of essential commodities to the Republic of Maldives during 2019 - 20 


S .O . 1702 ( E ). — In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Foreign Trade (Development & 
Regulation ) Act, 1992 (No.22 of 1992), as amended , read with paragraph 1 .02 and 2 .01 of the Foreign Trade Policy (FTP) 
2015 - 2020 , the Central Government hereby allow the following quantities of Potatoes, Onions, Rice , Wheat Flour, Sugar , 
Dal and Eggs for export to the Republic of Maldives under bilateral trade agreement between Government of India and 
Government of Maldives during the period 2019 - 20 : 


Sl. No . 


Item 


Quantity 


Potatoes 


15 ,492. 36 MT 


Onions 


25 ,744 . 26 MT 


Rice 


89 ,454 .22 MT 


Wheat Flour 


78 ,612 .26 MT 


Sugar 


46 ,444.74 MT 


Dal 


161.65 MT 


Eggs 


307,885 ,069 


2 . Export of the above items shall be exempted from any existing or future restriction / prohibition during the period 
2019 - 20 to the Republic of Maldives. 
3 . 

Effect of this notification : 


Export of Potatoes, Onions, Rice , Wheat Flour, Sugar, Dal and Eggs has been permitted to the Republic of 
Maldives under bilateral trade agreement between Government of India and Government of Maldives during the period 
2019- 20 w .e. f. April, 2019 as per the quantities indicated in the Table at Para 1 above . The export of above items to 
Republic of Maldives will be exempted from any existing or future restriction / prohibition on export . 

[ F . No. 01/91 /171/59 / AM -09 /Export Cell ] 
ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade & 

ex -Officio Addl. Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing atGovernment of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi-110054 

Digitally signed 

by ALOK KUMAR 
ALOK KUMAR Date : 2019.05 .09 

10 :01: 19 + 05 30 


